. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

3 श्रावण 1936 ( श० ) 
राँची , शुक्रवार 

25 जुलाई , 2014 ( ई० ) 


संख्या 348 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
24 जुलाई, 2014 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति- 01/ 2013 का० - 7444 -- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गढ़वा के पद पर 
पदस्थापित श्री शिव बचन यादव को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0 - 7445 -- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री हिमांशु शेखर झा को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता 


संख्या -13/वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0-7446-- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , दुमका के पद पर 
पदस्थापित श्री सत्य नाथ सिन्हा को को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 25 जुलाई , 2014 
संख्या- 13 /वरीय प्रोन्नति- 01 / 2013 का0- 7447-- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खूटी के पद पर 
पदस्थापित श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 


संख्या -13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0 -7448 -- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , साहेबगंज के पद 
पर पदस्थापित श्री अरूण कुमार गुप्ता नं0- 2 को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 


संख्या -13/वरीय प्रोन्नति-01/2013 का0-7449--सिविल जज (सीनियर डिविजन ) 1- सह 
ए०सी०जे०एम०, गिरीडीह के पद पर पदस्थापित श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह को प्रोन्नति देते हुए जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/2013 का0-7450 --सिविल जज ( सीनियर डिविजन ) 1- सह 
ए०सी०जे०एम० , चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री राज नन्दन राय को प्रोन्नति देते हुए जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या- 13/वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0-7451--सिविल जज ( सीनियर डिविजन ), जामताड़ा के 
पद पर पदस्थापित श्री बिरेन्द्र प्रताप को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 


संख्या -13/वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0-7452-- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , लोहरदगा के पद पर 
पदस्थापित श्री चन्द्रिका राम को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0-7453 -- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , चतरा के पद पर 
पदस्थापित श्री श्याम लाल सरोज को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0-7454--मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गिरीडीह के पद पर 
पदस्थापित श्री विजय कुमार नं0- II को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 


संख्या -13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0-7455--मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सरायकेला के पद 
पर पदस्थापित श्री सैयद मतलूब हुसैन को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 25 जुलाई , 2014 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0-7456-- सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकार , बोकारो के 
पद पर पदस्थापित श्री रवि शंकर उपाध्याय को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 


संख्या-13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0-7457--मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चाईबासा के पद पर 
पदस्थापित श्री राकेश कुमार सिंह को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 


संख्या - 13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0-7458-- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पद पर 
पदस्थापित श्री यशवन्त कुमार शाही को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 


संख्या- 13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0 -7459-- उप निदेशक ( विधि ), श्री कृष्ण लोक प्रशासन 
संस्थान, राँची के पद पर पदस्थापित श्री कृष्ण कुमार को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर 
नियुक्त किया जाता है। 


___ संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0 -7460 --सिविल जज (सीनियर डिविजन ) 1- सह 
ए०सी०जे०एम० , साहेबगंज (राजमहल ) के पद पर पदस्थापित श्री शिव पाल सिंह को प्रोन्नति देते हुए 
जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या - 13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0 -7461 -- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बोकारो के पद पर 
पदस्थापित श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0 - 7462 --मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, देवघर के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती वीणा मिश्रा को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता 


है । 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति- 01/ 2013 का0-7463--मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोड्डा के पद पर 
पदस्थापित श्री बंशी धर तिवारी को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 25 जुलाई, 2014 
संख्या- 13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0 - 7464 -- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , जमशेदपुर के पद 
पर पदस्थापित श्री पीयुष कुमार को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति - 01/ 2013 का0- 7465 -- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डे को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 


संख्या-13/वरीय प्रोन्नति - 01/ 2013 का0-7466-- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , हजारीबाग के पद 
पर पदस्थापित श्री राजेन्द्र बहादुर पाल को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति - 01 / 2013 का0 -7467-- सिविल जज ( सीनियर डिविजन ) 1- सह 
ए0सी0जे०एम०, सरायकेला के पद पर पदस्थापित श्री विजय कुमार नं0 . III को प्रोन्नति देते हुए जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


__ संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0-7468-- सिविल जज ( सीनियर डिविजन ) 1- सह 
ए०सी०जे०एम०, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री महेन्द्र प्रसाद को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति -01/2013 का0 -7469 --सिविल जज ( सीनियर डिविजन ) 1- सह 
ए०सी०जे०एम० , जमशेदपुर ( घाटशिला) के पद पर पदस्थापित श्री मो० नसीरूद्दीन को प्रोन्नति देते हुए 
जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0 - 7470--सिविल जज ( सीनियर डिविजन ) 1- सह 
ए०सी०जे०एम० , कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री ओम प्रकाश पाण्डे नं0-2 को प्रोन्नति देते हुए जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या- 13 /वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0 -7471 --सिविल जज ( सीनियर डिविजन ) 1-सह 
ए०सी०जे०एम० , राँची के पद पर पदस्थापित श्री महेश प्रसाद यादव को प्रोन्नति देते हुए जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 25 जुलाई , 2014 


संख्या-13/वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0-7472-- सिविल जज ( सीनियर डिविजन)- सह-विशेष 
न्यायाधीश , आर्थिक अपराध , राँची के पद पर पदस्थापित श्री कमल नयन पाण्डे को प्रोन्नति देते हुए 
जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या -13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0 -7473 --उप निबंधक ( उप सचिव ), झारखण्ड विधिक सेवा 
प्राधिकार , राँची के पद पर पदस्थापित श्री सत्य प्रकाश नं0- 2 को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या-13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0- 7474--सिविल जज (सीनियर डिविजन), राँची के पद पर 
पदस्थापित सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 


संख्या -13/वरीय प्रोन्नति-01/2013 का0-7475--सिविल जज ( सीनियर डिविजन ) 1- सह 
ए०सी०जे०एम०, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार सिंह नं0-2 को प्रोन्नति देते हुए जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या- 13/वरीय प्रोन्नति-01/2013 का0-7476 -- सिविल जज (सीनियर डिविजन ) 1- सह 
ए०सी०जे०एम०, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री श्री प्रकाश दूबे को प्रोन्नति देते हुए जिला न्यायाधीश 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या -13/वरीय प्रोन्नति-01/ 2013 का0- 7477--सिविल जज ( सीनियर डिविजन ) 1-सह 
ए०सी०जे०एम०, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री देवेन्द्र कुमार पाठक को प्रोन्नति देते हुए जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या -13/वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0 -7478 - सिविल जज ( सीनियर डिविजन ) 1- सह 
ए०सी०जे०एम० , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री स्वर्ण शंकर प्रसाद को प्रोन्नति देते हुए जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या- 13 /वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0 -7479--सिविल जज ( सीनियर डिविजन ) 1-सह 
ए०सी०जे०एम०, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री उमेशानन्द मिश्रा को प्रोन्नति देते हुए जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 25 जुलाई, 2014 
संख्या -13/ वरीय प्रोन्नति -01/ 2013 का0-7480 - सिविल जज ( सीनियर डिविजन )- सह -विशेष 
न्यायाधीश , आर्थिक अपराध, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री रवीन्द्र कुमार को प्रोन्नति देते हुए 
जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


संख्या-13/ वरीय प्रोन्नति - 01 / 2013 का0 -7481--सिविल जज ( सीनियर डिविजन ) 1- सह 
ए०सी०जे०एम०, गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री पंकज कुमार नं0-II को प्रोन्नति देते हुए जिला 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


2. उक्त प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद एस०एल०पी० (सिविल ) नं०. 
9883 /2009 में पारित अन्तिम न्यायादेश से प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


( ह०/-) अस्पष्ट , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 348 - 50 | 


